रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


ANTRA 


iimula 


KOMIN 


Sh 


ANDIT s 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 27 , 2018 / वैशाख 7 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY , APRIL 27, 2018 /VAISAKHA 7, 1940 


सं . 1603 ] 
No. 1603 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 अप्रैल , 2018 


का . आ . 1783( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा ( 1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ), तारीख 
11 अगस्त , 2017 और तारीख 27 अक्तूबर, 2017 में क्रमशः प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना 
संख्यांक का . आ . 2581 ( अ), तारीख 10 अगस्त , 2017 और का . आ . 3449 ( अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के सूरत जिले में 
विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोशणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार 
पत्रों, अर्थात " द टाईम्स ऑफ इण्डिया " और "गुजरात मित्र एवं गुजरात दर्पण " में तारीख 1 
एक्स्प्रेस" और " गुजरात मित्र एवं गुजरात दर्पण" में तारीख 05 नवंबर, 2017 को क्रमशः प्रकाशित किया गया था ; 

__ और चार आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया 
गया है और तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं । 

___ और ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट सौंप दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की धारा 20ङ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

और केन्द्रीय सरकार; उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्व अनुसूची में विनिर्दिश्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


2426 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


अनुसूची 


गुजरात राज्य के सूरत जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि 
का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण । 


सर्वेक्षण संख्या 


कम | तालुका 
संख्या का नाम 


ग्राम का 
नाम 


प्लाट संख्या 


( 1 ) | 


( 2 ) 


( 3) 


___ ( 6 ) 


678 / अ 


कृषि 


677 / अ 


कृषि 


673 / अ 


भूमि का | भूमि की ।| हैक्टयर भूमि स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का 

नाम 
प्रकार प्रकृति 

क्षेत्रफल 
( 5 ) ( 7 ) 

( 8 ) 
निजी 

अब्बास महंमद बदात 
0 . 0387 

इब्राहिम महंमद बदात 
निजी 

0. 0619 

महंमद मुसा भायात की बेटी मरियम 
निजी 

उस्मान अहमद 
कषि | 0 . 0525 

हुसेन आदम बोबाट की विधवा रसुल 
आदम इस्माईल दिनात की विधवा 
मरिसम 

महंमद आदम दिनात 
निजी कृषि । 0 . 0262 अब्बास आदम दिनात 

फातमा आदम दिनात 
जेबुनिसा आदम दिनात 

सलमा आदम दिनात 
निजी । कृषि | 0.0718 फरिदा आदम भोलात 


( 1 ) 
हथुरन 


680 / अ 


1188 


निजी 


बिनखेती । 0. 0989 


सारा युसुफ भोलात 


निजी 


बिनखेती | 0.003077 


बिनखेती 


निजी 


( 1 ) 


मांगरोल 


| 


0 .002482 


निजी 


बिनखेती | 0.004453 


ब्लॉक नंबर 614 
और ब्लॉक नंबर 
368 के बिचमे 
(बिन नंबरी ब्लॉक ) 

सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2179 
सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2180 
सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2181 
सम्पत्ति काडे 
नंबर 2182 
सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2183 
सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2184 
सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2186 
सम्पत्ति कार्ड 
नबर 2187 


निझामुद्दीन अहमद भोख 


निजी 


बिनखेती 


0.002592 


मेहबुबअली निझामुद्दीन भोख 


निजी 


बिनखेती | 0. 002464 


निजी 


बिनखेती | 0.002564 | मुश्ताकअली निझामुद्दीन भोख 


( 2 ) 
कोसंबा 


निजी 


| 0.004410 मन्सूरअली निझामुद्दीन भोख 


निजी | बिनखेती | 0. 002318 


सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2178 


निजी 


बिनखेती | 0.036181 


सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 2139 


निजी | बिनखेती | 0.0377 


हासमभाई अहमद बडाव 
ईब्राहिम मोहम्मद काझी 
उमर फारूख मोहम्मद काझी 
बिलाल मोहम्मद काझी 
नरगीसबानु अहमद काझी 
| एसटी स्टैंड कॉर्पोरे नि सुरत 


( 2 ) - ओलपाड 


(1 ) कीम | 


सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 6372 


निजी । बिनखेती 


| 0 . 0034 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 6373 


1. युसुफ दावजी की विधवा खैजा 
2. गुलाम महमंद यूसूफ पटेल 
3. याकुब महंमद यूसूफ पटेल 
4. अबुबकार यूसूफ पटेल 
5 . युनुस यूसूफ पटेल 
6. गुलाम महंमद अहमदभाई 

7 . हाजराबीबी 
निजी | बिनखेती | 0.008568 | 8. अब्दुल खेलके 

9. हासमाभाई 
10. अय्युबभाई 
11. सलीम 
12. साबीरा 
13. अहमद ईस्माईल 
14. ईस्माईल कासम पटेल 

15. अहमद दावजी की विधवा 
निजी | बिनखेती 

ईस्माईल कासम पटेल 
0.081190 

कासम अहमद पटेल 

जयवदन रमनीकलाल कपाडिया 
निजी 

0 .1471 ज्योतीबेन जयवदनभाई 

रूपेशभाई जयवदनभाई । 

लल्लूभाई बालूभाई 
निजी 

राकेशकुमार लल्लूभाई 
कृषि | 0.0030 

लल्लूभाई बालूभाई की पत्नी 

निर्मलाबेन 
[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 930 ] 

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 


सम्पत्ति कार्ड 
नंबर 6538 


( 2 ) 
गोठान 


308 / 1 / अ 


कृषि 


कामरेज 


__ ( 1 ) 
कोसमाडा 


403 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th April, 2018 
S . O .1783.( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways ( Railway 
Board ), number , S .O . 2581( E ), dated the 10th August, 2017 and S .O . 3449( E ), dated the 26th October , 2017 published in 
Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- Section ( ii ), dated the 11th August, 2017 and 27 October, 2017 
respectively (hereinafter referred to as the said notification ) under sub - section ( 1) of Section 20A of the Railways Act, 
1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the 
land specified in the schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , management and operation of 
Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Surat, in the State of Gujarat; 

And whereas, the substance of the said notification was published in the local daily newspapers , namely , “ The 
Times of India ” and “Gujarat Mitra and Gujarat Darpan ” , dated the 19 th August , 2017 and " Indian Express” and 
“ Gujarat Mitra and Gujarat Darpan ", dated the 05th November, 2017 respectively under sub-section ( 4) of section 20A of 
the said Act; 

And whereas, four objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent 
Authority and accordingly orders have been passed ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority , and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of Section 20E of the Railways Act , 1989 , the Central Government hereby declares that the 
lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of Section 20E of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Type 


of 


( 8 ) 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the Special Railway Project namely, 
Western Dedicated Freight Corridor, in the district Surat, in the State ofGujarat. 

Survey 
Name 

Name of 
Serial 

Number / Nature of Area in 

Name of the Land 
of The the 
Number 

Block 

Land Hectares Owner / Interested Persons 
Taluka | Village 

Land 

Number 
( 1) (2 ) (3) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) 

Abbas Mohmmad Badat 
678 / A Private Agriculture 0 .0387 

Ibrahim Mohmmad Badat. 

Mariyam D /O Mohmmad Musa 
677 / A Private Agriculture 0 . 0619 

Bhayat. 

Usman Ahemad 
673/A Private | Agriculture | 0 .0525 

Rasul W /O Husain Adam Bobat . 
Mariyam W / O Adam Ismail Dinat 
Mohmmed Adam Dinat 

Abbas Adam Dinat 
( 1 ) 680/ A Private Agriculture 0 .0262 

Fatma Adam Dinat 
Hathuran 

Jebunnisha Adam Dinat 

Salma Adam Dinat. 
1188 Private Agriculture 0 .0718 Farida Adam Bholat. 

In 
between 
block 

Non 
No.614 Private 

0.0989 Sara Yusuf Bholat. 

Agriculture 
and 368 

(Bin 
Numberi) 
Property 

Non 
Card 

0.003077 
No. 2179 
Mangrol 
Property 

Non 
Card Private 

0 .002482 
No .2180 

Agriculture 
Property 

Non 
Card Private 

0 .004453 

Agriculture 
No.2181 
Property 

Non 
Card Private 

0 .002592 
No.2182 Agriculture 

Nizamuddin Ahmed Shaikh 
Property 

Non 

Mehbubali Nizamuddin Shaikh 
Card Private 

0.002464 
Kosamba 
No.2183 Agriculture 

Mustakali Nizamuddin Shaikh 

Mansurali Nizamuddin Shaikh . 
Property 

Non 
Card Private 

0 . 002564 

Agriculture 
No.2184 
Property 

Non 
Card Private 

0 .004410 
No .2186 

Agriculture 
Property 

Non 
Card Private 

0 .002318 
No.2187 

Agriculture 
Property 

Non 
Card Private 

0.036181 
No.2178 

Agriculture 


Private 


Agriculture 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Property 

Card 
No .2139 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .0377 


Hasambhai Ahmed Badav 
Ibrahim Mohamad Kazi 
Umar Faruk Mahmad Kazi 
Bilal Mohammad Kazi 
Nargisbanu Ahmad Kazi. 
ST Stand Corporation Surat . 


Property 

Card 
No.6372 


Private 


Non 
Agriculture 


0 .0034 


( 1 ) Kim 


Property 

Card 
No.6373 


Private 


Non 

| 0 . 008568 
Agriculture 


1.Khatija Widow of Yusuf Davji 
2 .Gulam Mohmed Yusuf Patel 
3 . Yakub Yusuf Patel 
4 . Abubakkar Yusuf Patel 
5 . Yunus Yusuf Patel 
6 .Gulam Mohmed Ahemadbhai 
7 .Hajrabibi 
8 .Abdul Khelke 
9 .Hasambhai 
10 .Ayyub 
11.Salim 
12 . Sabira 
13.Ahemad Ismail 
14 . Ismail Kasam Patel 
15 .Aysaben Widow of Ahmed Davji. 


Olpad 


Property 

Card 
No.6538 


Non 
Private 

e | Agriculture 


0 .081190 


Ismail Kasam Patel 
Kasim Ahemad Patel. 


( 2 ) 


308 / 1/ A | Private 


Agriculture 


Jayvadan Ramniklal Kapadiya 
Jyotiben Jayvadanbhai 
Rupeshbhai Jayvadanbhai. 


Gothan 


( 1 ) 


Kamrej 


403 


Private 


Agriculture 


0 .0030 


Lallubhai Balubhai 
Rakeshkumar Lallubhai 
Nirmalaben Wife of Lallubhai 
Balubhai. 


Kosmada 


[ F . No. 2013/LML/II/ 12 /8 /WC /930 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities - 1) 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .05 .01 22:59 :36 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


